सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 616 राँची, शुक्रवार , 


2 जुलाई, 2019 (ई ०) 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
30 जुलाई, 2019 ई० । 


संख्या-11/ कोर्ट केस-31/ 2018- 4052 माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर वाद 
सं.- W.P ( S. ) No- 565/2012- Nipun Saxena Vs. Union of India and others मामले में दिनांक-11.05.2018 एवं 
25.07.2018 को पारित महत्वपूर्ण न्याय निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ( NALSA ) 
द्वारा स्कीम प्रारूप Compensation Scheme for Women Victims /Survivors of Sexual Assault / other Crimes-2018 
तैयार किया गया है, जिसे देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना है । 


उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 357 ( A) के तहत विभागीय 
अधिसूचना संख्या -5190 , दिनांक -29 सितंबर 2016 द्वारा “ झारखण्ड पीडित प्रतिकर ( संशोधन) स्कीम -2016 " 
सह पठित अधिसूचना संख्या-4941 दिनांक -31.08.2018 के द्वारा “ झारखण्ड पीडित प्रतिकर ( संशोधन) स्कीम 
2018 " लागू है । 


दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -357 ( क ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
झारखण्ड राज्यपाल के द्वारा झारखण्ड में अपराधों से पीड़ितों के प्रतिकर एवं पुर्नवास हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा 
प्राधिकरण ( NALSA) द्वारा तैयार स्कीम प्रारूप Compensation Scheme for Women Victims / Survivors of 
Sexual Assault/other Crimes -2018 को अंगीकृत किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 2 अगस्त , 2019 
संक्षिप्त नामः- यह स्कीम झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर ( संशोधन ) स्कीम , 2019 कहलाएगी । 


1 . 


2 . 


विभागीय अधिसूचना संख्या -5190, दिनांक -29 सितंबर 2016 द्वारा अधिसूचित “ झारखण्ड 
पीड़ित प्रतिकर ( संशोधन ) स्कीम -2016 " सह पठित अधिसूचना संख्या -4941 दिनांक -31.08.2018 के द्वारा 
" झारखण्ड पीडित प्रतिकर (संशोधन ) स्कीम-2018 " में निम्न कंडिकाओं को अंतः स्थापित किया जाता है 


(i ) कंडिका-2 ( ज )- Sexual Assault Victims से अभिप्रेत है ऐसी महिला से है , जिसे यौन अपराध 
( भा.द.वि. संहिता के धारा -376 ( A) to ( E), धारा 354 ( A ) to ( D), धारा 509 सहित ) में शारीरिक या मानसिक 
अथवा दोनों रूप में क्षति हुई हो । 


(ii) कंडिका-2 ( झ )- Women Victim/Survivor of other crime से अभिप्रेत है ऐसी महिला से है , 
जिसे किसी अपराध ( भा.द.वि. संहिता के धारा -304 B, 326 A, 498 A ( शारीरिक क्षति में अनुसूची -क में 
वर्णित स्थितियों में ) से शारीरिक या मानसिक रूप में क्षति हुई हो । 


( iii ) कंडिका-5 ( झ )- कंडिका-2 ( ज ) एवं कंडिका-2 ( झ ) में परिभाषित पीड़ितों को Compensation 
Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes - 2018 के प्रावधानानुसार क्षति 
आधारित प्रतिकर अनुसूची-II के अनुरूप देय होगा, जो कि झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर ( संशोधन ) स्कीम-2016 में 
प्रावधानित पीड़ित प्रतिकर निधि से भुगतेय होगा । Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of 
Sexual Assault/other Crimes-2018 से अनाच्छादित पीड़ितों के लिए " झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर ( संशोधन ) 
स्कीम-2016 " विभागीय अधिसूचना संख्या-5190, दिनांक-29 सितंबर 2016 सह पठित “ झारखण्ड पीड़ित 
प्रतिकर ( संशोधन ) स्कीम-2018 " अधिसूचना संख्या-4941 दिनांक -31.08.2018 के प्रावधान प्रभावी होंगे । 


3 . 


उक्त स्कीम अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी । 


4 . 


उक्त अधिसूचनाओं के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे तथा अधिसूचना इस हद तक संशोधित 


समझा जाए । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


SIRGUS JEC (3THEIRUT ) gha , 2 31014A , 2019 


3 


3 - 11 
महिला पीड़ितों के लिए प्रतिकर की अनुसूची 


S.No. 


Particulars of loss or injury 


1 


2 


Minimum Limit of 
Compensation 

Rs. 5 Lakh 
Rs. 5 Lakh 
Rs. 4 Lakh 
Rs. 4 Lakh 
Rs. 2 Lakh 


Upper Limit of 
Compensation 
Rs. 10 Lakh 
Rs. 10 Lakh 
Rs. 7 Lakh 
Rs. 7 Lakh 
Rs. 5 Lakh 


3 


4 


5 


6 


Rs. 2 Lakh 


Rs. 4 Lakh 


7 


Rs. 1 Lakh 


Rs. 3 Lakh 


8 


Rs. 1 Lakh 


Rs. 2 Lakh 


9 


Rs. 1 Lakh 


Rs. 2 Lakh 


10 


Loss of Life 
Gange Rape 
Rape 
Unnatural Sexual Assault 
Loss of any Limb or part of body resulting in 80 % 
permanent disability or above 
Loss of any Limb or part of body resulting in 40 % and 
below 80 % permanent disability or above 
Loss of any Limb or part of body resulting in above 
20 % and below 40 % permanent disability. 
Loss of any Limb or part of body resulting in below 
20 % permanent disability . 
Grievous physical injury or any mental injury requiring 
rehabilitation 
Loss of Foetus i.e. Miscarriage as a result of Assault or 
loss of fertility 
In case of Pregnancy on account of rape . 
Victim of Burning : 

In case of disfigurement of face 
In case of injury more than 50 % 
In case of injury less than 50 % 

In case of injury less than 20 % 
Victims of Acid attack 

In case of disfigurement of face 
In case of injury more than 50 % 
In case of injury less than 50 % 
In case of injury less than 20 % 


Rs. 2 Lakh 


Rs. 3 Lakh 


11 


Rs. 3 Lakh 


Rs. 4 Lakh 


12 


a . 


Rs. 8 Lakh 


b . 


Rs. 7 Lakh 
Rs. 5 Lakh 
Rs. 3 Lakh 
Rs. 2 Lakh 


c . 


Rs. 8 Lakh 
Rs. 7 Lakh 
Rs. 3 Lakh 


d . 


13 


a . 


Rs. 7 Lakh 


Rs. 8 Lakh 


b . 


Rs. 5 Lakh 


c . 


Rs. 3 Lakh 


Rs. 8 Lakh 
Rs. 5 Lakh 
Rs. 4 Lakh 


d . 


Rs. 3 Lakh 


Note : 


( 1 ) 


If a woman victim of sexual assault/acid attack is covered under one or more category of the schedule, 
she shall be entitled to be considered for combined value of the compensation . 


( 2 ) 


Nothing in this scheme shall prevent victims or their dependents from instituting any civil suit or claim 
against the perpetrator of offence or any other person indirectly responsible for the same. 


सतीश कुमार 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

SIRGUS JGTC (37HTEIRUT) 616 -- 50 


